निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


7 चैत्र 1933 ( श ) 
पटना , सोमवार , 28 मार्च 2011 


( सं० पटना 90 ) 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचनाएं 

23 फरवरी 2011 
सं0 1 / राज. स्था .(3.) वि . स. से . - 04 / 2011 - 883 - श्री वीरेन्द्र कुमार , जिला सहकारिता पदाधिकारी , 
नालन्दा को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से महाप्रबंधक, समेकित सहकारी विकास परियोजना, 
नालन्दा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

सं0 1 / राज . स्था .(3.) वि. स. से. - 04 / 2011 - 884 — श्री यतीन्द्र किशोर कुशवाहा, जिला सहकारिता 
पदाधिकारी, वैशाली,(हाजीपुर) को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से महाप्रबंधक, समेकित सहकारी 
विकास परियोजना, वैशाली ( हाजीपुर ) का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 
यह आदेश तुरत प्रभावी होगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

ललन राय , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 90 - 571 +10- डी0टी0पी0 । 

Website : http://egazette. bih. nic .in 


